निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 494) 


22 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 12 जून 2014 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 जून 2014 
सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड) 1596 / प०व० - श्री हेमकान्त राय , बि०व०से०, वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, कार्य नियोजना प्रमंडल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, 
बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय बेतिया रहेगा । 

सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड ) 1597 / प०व० – श्री प्रभात कुमार जायसवाल , भा०व०से०, वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य नियोजना प्रमंडल, पटना के प्रभार में रहेंगे । 


सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड ) 1598 / प०व० — श्री अवधेश कुमार ओझा, बि०व०से०, वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , बेगूसराय वन प्रमंडल , बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, 
सहरसा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय सहरसा रहेगा । 

सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड) 1599 / प०व० — श्री सुधीर कुमार , बि०व०से०, वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जून 2014 
इनका मुख्यालय आरा रहेगा । 


सं0 बि०व०से० स्था० - 06 / 2007 ( खण्ड ) 1600 / प०व० – श्री सुनील कुमार - 1, बि०व०से०, वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा को स्थानान्तरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल , 
बेगूसराय के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
इनका मुख्यालय बेगूसराय रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 494 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


